निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 अग्रहायण 1936 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 12 दिसम्बर 2014 


( संo पटना 1023 ) 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचनाएं 

4 दिसम्बर 2014 
सं० प्र०2 / BSPTCL - 30 / 2013 - 5178 – 26 — बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को ट्रांसमिशन 
प्रणाली के स्थापित करने हेतु ट्रांसमिशन सर्विस प्रोभाइडर के रूप में बिडर के चयन हेतु बिड प्रोसेस कोआर्डिनेटर 
( BPC ) नियुक्त किया जाता है । इस ट्रांसमिशन प्रणाली में कजरा ( लखीसराय ) में एक पूलिंग सब - स्टेशन एवं संबंधित 
संचरण लाइन का निर्माण निम्नलिखित है 

• 400 KV D / C कजरा पूलिंग सब - स्टेशन से दरभंगा सब -स्टेशन ; 
• 400 KV D / C कजरा पूलिंग सब - स्टेशन से फतुहा सब - स्टेशन ; 
• 220 KV D / C कजरा पूलिंग सब - स्टेशन से शेखपुरा सब - स्टेशन; 
• 220 KV D / C TL कजरा पूलिंग सब - स्टेशन से नवादा सब - स्टेशन; 

• 220 KVD/ C ट्रांसमिशन लाईन बिहटा सब - स्टेशन से छपरा सब - स्टेशन ( गंगा नदी के पार ) 

विद्युत अधिनियम, 2003 के धारा - 63 ( समय - समय पर संशोधित ) के तहत् विद्युत मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा 
प्रतिस्पर्धात्मक प्रोत्साहन हेतु निर्गत किए गए दिशा -निर्देश एवं संचरण सेवा हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग 
दिशा -निर्देश के अनुसार संचरण परियोजनाओं का विकास टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के माध्यम से होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 

सरकार के उप - सचिव । 
The 4th December 2014 
No . Pra .2 /BSPTCL - 30 /2013 -5178 -26 — Bihar State Power Transmission Company 
Limited is hereby appointed as the Bid Process Coordinator (BPC ) for the purpose of 
selecting a bidder as the Transmission Service Provider to establish Transmission System 
comprising of construction of a pooling substation at Kajra (Lakhisarai) and following 
associated transmission lines . 

• 400 KV D / C from Kajra pooling S /S to Darbhanga S / S 


ROER JGTC (31HTETRUT), 12 FaHoa 2014 
400 KV D / C from Kajra pooling S / S to Fatuah S / S 
220 KV D /C from Kajra pooling S /S to Sheikhpura S /S 
220 KV D /C TL from Kajra pooling S /S to Nawada S / S 
220 KV D /C transmission line across Ganga connecting Bihta S /S to 

Chhapra S /S 
Through tariff based competitive bidding process in accordance with the Tariff 
Based Competitive Bidding Guidelines for Transmission Service and Guidelines for 
Encouraging Competition in Development of Transmission Projects issued by Government 
of India , Ministry of Power under Section 63 of the Electricity Act, 2003 (as amended from 
time to time) . 

By order of the Governor of Bihar, 

Sd ./Illegible, 
Deputy Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JGTC ( 31HTERUT) 1023 - 571 + 200 - STOTOUT 

Website : http :// egazette . bih .nic .in 


